. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन , 1939 ( श०) 
16 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 273 राँची, शुक्रवार, 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
19 अप्रैल , 2017 ई० । 


संख्या-16/ पु०अ०- 03 / 2016-2210/ डा०-- रोहित सिंह , चिकित्सा पदाधिकारी, जो पदस्थापन की 
प्रतिक्षा में थे, को अगले आदेश तक झारखण्ड सशस्त्र पुलिस -02 , टाटीसिल्वे, राची अस्पताल में 
चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कैलाशपति प्रसाद श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 273 -- 50 


